पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र . - 108 - भोपाल - 09 - 11 . 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , 
दिनांक 10 -1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


- 


सिमेव जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 556 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 15 अक्टूबर 2010 - आश्विन 23, शक 1932 


धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2010 


क्र . एफ 2 - 47 - 2010 - छ :. - राज्य शासन , खरगोन जिले के मण्डलेश्वर नगर सीमा को पवित्र नगर घोषित करते हुए निम्नलिखित 
मंदिरों, जिनकी चतुःसीमा निम्नानुसार है, के आस - पास के 100 मीटर क्षेत्र की परिधि को एतद्द्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित करता है : 

छप्पनदेव मंदिर ( मण्डनेश्वर शिवालय ) 
पूर्व - पुलिया 
पश्चिम - आबादी 
उत्तर - कसरावद - मण्डलेश्वर मार्ग 
दक्षिण - नाला. 


गुप्तेश्वर मंदिर 
पूर्व - पुलिया 
पश्चिम - आबादी 
उत्तर - छप्पनदेव मंदिर 
दक्षिण - नाला. 


کرا 


श्रीराम मंदिर 
पूर्व - शंकर मंदिर 
पश्चिम - टोकेश्वर मंदिर 
उत्तर - खेड़ापति हनुमान मंदिर 
दक्षिण - नर्मदा नदी .. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस . एन. तिवारी, उपसचिव . 


1111 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


